निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 79 ) 


19 पौष 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 9 जनवरी 2015 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- 


- 


अधिसूचना 

28 जुलाई 2014 
सं0 1 स्था० - 78/ 2014 - 1791/वि०स० । — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि श्री 
हरेराम मुखिया , संयुक्त सचिव सम्प्रति प्रभारी सचिव , बिहार विधान सभा , पटना की सेवा निवृत्ति की तिथि 31.08.2014 है । 
वर्तमान में सभा सचिवालय के कार्यहित एवं आवश्यकता को देखते हुए बिहार विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना 
संख्या -1024 , दिनांक 30. 05.2014 के क्रम में सभा सचिवालय में कार्यरत विधायी एवं संसदीय कार्य के अनुभवी पदाधिकारी 
श्री हरेराम मुखिया , संयुक्त सचिव सम्प्रति प्रभारी सचिव ( सहायक सम्वर्ग ) की सेवा दिनांक 01.09 .2014 से 31.08.2016 
( दो वर्ष ) तक विस्तारित की जाती है । विस्तारित अवधि तक श्री हरेराम मुखिया , प्रभारी सचिव के पद पर बने रहकर पूर्व 
की भांति अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे । वित्त विभाग, बिहार सरकार से परामर्श प्राप्त होने के उपरांत श्री मुखिया 
की सेवा विस्तार अवधि का वेतन एवं अन्य अनुमान्य भत्तों आदि का भुगतान किया जायेगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

विनोद कुमार विद्यार्थी, 

अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 79 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


